निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 पौष 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 64 ) पटना , शुक्रवार , 18 जनवरी 2019 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

31 जुलाई 2009 
विषय: - राज्य के रूग्ण, सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार की बिहार राज्य 

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पुनर्वास अधिनियम , 2008 की धारा 4 में निहित प्रावधान के आलोक 

में अपीलीय प्राधिकार का गठन । 
सं० 1624 — बिहार राज्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पुनर्वास अधिनियम, 2008 , की धारा - 4 में निहित 
प्रावधान के आलोक में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग , बिहार, पटना को अपीलीय प्राधिकार नामित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट , 
उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 64 - 571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic.in 


